निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 120 ) पटना , सोमवार , 8 फरवरी 2016 

गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2016 
एस०ओ० 34 दिनांक 8 फरवरी 2016 — विभागीय अधिसूचना सं0 4393 दिनांक 17.04.2015 एवं एतद् शुद्धि पत्र -4851 
दिनांक 06. 08. 2015 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के प्रभावी नियंत्रण / सामना के लिए प्रवर्तित " राष्ट्रीय नीति 
एवं कार्ययोजना " का राज्य स्तर पर समेकन एवं समन्वय के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । 

उक्त " राज्य स्तरीय समेकन एवं समन्वय समिति " का पुनर्गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से किया जाता है : 
मुख्य सचिव 

अध्यक्ष 


विकास आयुक्त 


सदस्य 


संयोजक - सदस्य 


प्रधान सचिव , गृह विभाग 
पुलिस महानिदेशक , बिहार 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , श्रम संसाधन विभाग 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 फरवरी 2016 
प्रधान सचिव / सचिव , खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, अनुसूचित जाति / जन जाति कल्याण विभाग 

सदस्य 
वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक 

सदस्य 
अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार , पटना 

सदस्य 
संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो, बिहार, पटना 

सदस्य 
पुलिस महानिरीक्षक ( अभियान) बिहार , पटना 

सदस्य 
पुलिस महानिरीक्षक, केoरि0पु0ब0,बिहार , पटना 

सदस्य 
पुलिस महानिरीक्षक, एस0एस0बी0, बिहार, पटना 

सदस्य 
इस समिति द्वारा राज्य में वामपंथ उग्रवाद की स्थिति का अनुश्रवण, सुरक्षात्मक एवं विकासात्मक उपायों की क्रियान्वयन की 
समीक्षा, राज्य के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के बीच समन्वय एवं केन्द्र तथा राज्य के एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करने के अलावा 
अन्य मुद्दों पर यथायोग्य विचार किया जाएगा । इस समिति की बैठक यथासंभव 02 ( दो ) माह में एक बार की जाएगी । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

( सं०ए० / विविध(53 )- 07 / 2014 - 1098 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 120 -57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


